PART - 1 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 8 , 2001 (VYSK . 18 , 1923 SAKA ) 


255 


AGRICULTURE HORTICULTURE DEPARTMENT 

The 26th April, 2001 
No. 1096 -Agri. 1(3 )-200177625.--It is hereby notified that the following officers/officials of theAgriculture 
Department have passed the departmental examination in Accounts held on 28-11-2000 in the standard indicated 
agasint their names : 


✓ 


Sr. No. 


Roll No. 


Nameof Officer /Official 


Standard by which passed 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


601 
585 
616 
617 
618 
625 


4 . 


5 . 


. 


6 . 


7 . 


626 
627 


8 . 
9 . 
10 . 


628 
567 


619 
620 
622 


Sh . Jagdish Chandra Sharina , DDA , Bhiwani 
Sh . Dalbir Singh , ADO , Mansa (KKR ) 
Sh . Virender Singh , ADO , Mathana 
Sh . Prem Singh , ADO , Jyotisar (KKR ) 
Sh . Mahavir Singh , ADO , (S. Con .), Loharu 
Sh . Ranvir Singh , ADO , Gobindpura (Bhiwani) 
Sh . Harpal Singh , SMS ( T), Ch . Dadri (Bhiwani) 
Sh .Rajiv Kumar,ADO , Janti Kalan (Sonepat) 
Sh . Raj Kumar Beniwal, A.S.T.O.(Narwana) Olo DDA, Jind 
Sh . Rajinder Singh Malik , ADO , Khandrai 
Sh . Karam Singh , ADO , Jamalpur, DDA ,Gurgaon 
Sh . Chet Ram Singh Panwar, Agri. Engineer,Chd . 
Sh . Ramesh Kumar, Assistant StatisticalOfficer, Karnal 
Sh . Pushpender Kumar, ADO , Darar (Karnal) 
Sh . Shishpal Singh , ADO , Shambin 
Dr. Anil Kumar, DSCO (LR ), Karnal 
Sh . Ram Kishan Rana, ( CI, Bhiwani 
Sh . Satya Narayan Singh , ADO , Asmaila (Rohtak ) 
Sh . Kuldeep Kumar, ADO , Dhamtan - Sahib - Narwana (Jind ) 
Dr. Vijender Singh , SMS (SC ) Kandi-Project, Panchkula 
Sh . Vivek Bagla ,Well Supervisior, Bhiwani 
Sh . Krishan Lal, Soil Testing Officer, Gohana 
Sh . Suraj Bhan , ADO ,Naraingarh ( Ambala ) 
Dr. Ranbir Singh , DPD , HOPP, Karnal 
Sh . Om Parkash Rana , ASCO , Rohtak 


12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 


With credit 
With credit 
With credit 
Lower standard 
With credit 
Lower standard 
Fail 
With credit 
Higher standard 
Higher standard 
Lower standard 
Lower standard 
Lower standard 
Lower standard 
Fail 
With credit 
With credit 
Lower standard 
With credit 
With credit 
With credit 
Higher standard 
Lower standard 
Lower standard 
Higher standard 


623 


624 
610 
602 


595 


583 


582 


20 . 
21 . 


22 . 


23 . 


574 
575 
573 
560 
559 


24 . 
25 . 


Chandigarh : 
The 19th April, 2001 


NASEEM AHMED , 
Financial Commissioner & Secretary to 
Govt., Haryana, Agriculture Department. 


सिंचाई विभाग, हरियाणा 


GTC 24 A , 2001 


संख्या 4918/38- डब्ल्यू० रोड़ी.--- क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी 
dos Hidratos satutes a BITCİ FIST goff 10 31025 | 41685 AHLUS UT THOTE 2 guff To 51000-ATC BT 
निकलती है गांव ओढा व राम नगर तहसील डबवाली जिला सिरसा में से निकाली जानी है । 

यह घोषणा की जाती है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के उपखण्ड 2 के खण्ड ( ग) के साथ पढ़ते हुए धारा ( 4) के उपबन्धों के 
अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी की जानी है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


-256 


HARYANA GOVT. GAZ .. MAY 8, 2001 ( VYSK. 18, 1923 SAKA) 


[ PART - I 


उपरोक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अधीनस्थ सेवकों को 
उक्त भूमि में जाने, सर्वेक्षण करने तथानिर्माण से सम्बन्धित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किए जाते हैं जो इस धारा द्वारा अनुमोदित हों । 

क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि जिस आश्य के लिए भूमि अधिग्रहित की जानी है वह उक्त अधिनियम की धारा 
17 के खण्ड (ग) के अनुसार अति महत्वपूर्ण है और हरियाणा के राज्यपाल के विचारानुसार उपरोक्त अधिनियम के उपखण्ड को लागू किया जाना 
है । अतः धारा 17 के उपखण्ड (4) अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है कि इस अधिग्रहण में उक्त अधिनियम की धारा 5 -ए लागू नहीं मानी जाएगी । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, सिरसा तथा कार्यकारी अभियन्ता, रोड़ी जल सेवाएं 
मण्डल, सिरसा के कार्यालय में किया जा सकता है । 


जिला तहसील 


गांव 


क्षेत्र 


दिशा 


. 


हददस्त 
नं 0 


रेक्टंगल / किला नं 


क्रम 
संख्या 


एकड़ 


ܚܨ 


2 . 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1. 


सिरसा डबवाली 

डबवाली . ओढां 


204 


4.63 


195 


194 


भूमि का टुकड़ा चौड़ा 
तथा सामान्य रूप से 
उत्तर - पूर्व से दक्षिण 
पश्चिम की ओर जैसा 
कि इन्डैक्स प्लान में 
दिखाया गया है 
निम्नलिखित फील्ड में 
से गुजरती है । 


11 , 20 , 19 
21/ 1-2 , 22 

16, 25, 24/2 
2n . 5/ 1-2 , 4, 3, 7/ 1-2 , 8, 9 
21 13 / 1-2, 2, 11, 19/ 1-2, 20, 21/4 

21, 22 , 23 / 1-2, 24 , 25 , 18 
2,3,4,5 
गैर मुमकिन 269, 292/1. 289, 326, 281 


212 


214 


2 . 


सिरसा डबवाली 

डबवाली राम नगर 206 


6.44 


47. 


21 


48 


1 


46 21, 22 , 23 , 24 , 25 
49 1,2,3,4,5 , 
45 21,22, 23, 24, 25 
50 1,2,3,4,5, 
51. 1/ 1-2. 2. 3/ 1-2, 4, 5 
44 21 /1-2, 22, 23 , 24, 25 
43 21 , 22,23,24,25 


. 


52 


1,2,3,4,5, 


39 


25 


56 


5 


42 


53 


54 


21, 22 , 23,24,25 
1,2,3,4,5, 
21. 22, 23, 24 , 25 
1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 
21, 22, 23 /1-2, 24, 25 
गैर मुमकिन 158, 163, 236, 143, 159, 
162, 187,170,169 


55 


40 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा ! 


ए ० पी ० सुहाग , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
भाखड़ा जल सेवाएं परिभण्डल , सिरसा । 


PART - TJ 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 8 , 2001 (VYSK . 18 , 1923 SAKA ) 


257 


IRRIGATION DEPARTMENT 


✓ 


The 24th April , 2001 
No. 4918 /38 - W /Rori. Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed 
urgently by the Government at public expenses for a public purpose i.e. constructing extension of Odhan Minor 
from RD 31025 to 41685 off taking at RD 61000 L Kaluana Disty . in village Odban and Ram Nagar, Tehsil Dabwali, 
Distt. Sirsa . 


It is hereby notified that land in the locality specified below is needed urgently for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 read with clause (c) of sub section (2 ) ofsection 17 
of the Land Acquisition Act, 1894 for the information of ali to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the GovernorofHaryana hereby authorise the officers 
with their servant and workman for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey land in the 
locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Further whereas the Governor ofHaryana is satisfied that the purpose for which the land required is of an urgent 
importance within the meaning of clause (c) of section 17 of the said Act and whereas the Governor of Haryana is of the 
opinion that the provision of sub section (2 ) of the said section are thus applicable. It is hereby directed under Sub 
Section (4 ) of section 17 of the said Act that the provisions of Section 5- A of the said Act shall not apply with regard to 
this acquisition . 

The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue -cum -Land Acquisition Collector 
Sirsa and Executive Engineer, Roñi w /s Divn . Sirsa . 


District Tehsil 


Direction 


Village Hadbast. Area in 

Nos. acre 


Rectangle / Killa Nos. 


No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Sirsa 


Dabwali Odhan 


204 


4.63 


A strip of land 195 11, 19 , 20 , 21 / 1-2, 22 
varying in width 

194 16 , 25 , 24/2 
lying generally 
from North East to 

211 5/ 1-2 , 4 , 3,7/1-2 , 8, 9 
South West and East 211 13 / 1-2 , 12 , 11, 19 / 1-2 , 

20 , 21/1 
212 21 , 22, 23 /1-2, 24 , 25 , 


to West as demar 
cated at site as 
shown on Index 
Plan 


16 


214 2 , 3 , 4 , 5 
Gair Mumkin 269, 292/1, 289, 
326 , 261 


2 . 


Sirsa 


Dabwali Ramnagar 206 


6.44 


47 


21 


48 


1 


46 21, 22 , 23, 24 , 25 


49 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 
45 21, 22 , 23 , 24 , 25 
50 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 
51 1/ 1-2, 2, 3/ 1-2 , 4 , 5, 
44 21 / 1-2 , 22, 23 , 24 , 25 
43 21, 22 , 23 , 24 , 25 
52 

1, 2 , 3 , 4 , 5 , 


39 


25 


56 


5 


258 


HARYANA GOVT.GAZ .. MAY 8, 2001 (VYSK . 18, 1923 SAKA) 


[ PART -1 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


42 21, 22, 23, 24 , 25 


531, 2 , 3, 4 , 5 . 


41 21 , 22 , 23 , 24, 25 


54 . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
55 1,2,3,4,5 
40 21 , 22, 23/ 1-2, 24, 25 
Gair Mumkin 158 , 163 , 236 , 
143, 159, 162, 187 , 170 , 169 , 


By Order of Governor of Haryana . 


A.P.SUHAG, 
Superintending Engineer, 
Bhakra Water Services Circle , Sirsa . 


सिंचाई विभाग हरियाणा 

दिनांक 27 अप्रैल, 2001 
क्रमांक 1217/ 1 एल/ एच0 सी0.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च 
पर, प्रयोजना लागत मण्डौरी माईनर को बुर्जी नं 0 9000 से बुर्जी नं0 11560 तक बढ़ाना, गांद मण्डौरी, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत में है । 
जिसके लिए अधिसूचना सिंचाई विभाग हरियाणा पत्र क्रमांक 1201/1 एल / एच0 सी0, दिनांक 1-5-2000 को हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 
16-5-2000 के पृष्ठ क्रमांक 76 से 78 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 

यह अधिसूचना भूमि अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इन सबके लिए जारी की गई है जिनसे यह सम्बन्धित है । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भी भूमि में तथा सर्वेक्षण करने और अन्य कार्य को करने के लिए प्राधिकृत करते हैं जो उस 
धारा द्वारा अपेक्षित अनुमूल्य हैं । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , सोनीपत तथा कार्यकारी अभियन्ता, दिल्ली जल सेवाएं 
भण्डल, दिल्ली-54 के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 
क्रम जिला तहसील 

हदबस्त क्षेत्रफल 

दिशा 

मुरब्बा नं 0 वकिला नं ० 
सं 0 

नं ० 


ग्राम 


एकड में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 . 


सोनीपत खरखौदा 


मण्डौरी 226 


2.59 


19 18 , 23 
20 8, 13, 14 , 17 , 18 , 23 
34 2,3,9,10,11 , 20 , 21 


भूमि की पट्टी माप 2560 फुट 
लम्बाई में व 44 फुट चौड़ाई में 
जो समान रूप से उत्तर - पूर्व 
से दक्षिण - पश्चिम दिशा में 
स्थित है जैसा कि नक्शे में 
दर्शाया गया है । 


35 


1 


36 


5 


गैर मुमकिन नं 0 60, 67 , 72 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


आर0 के 0. गर्ग, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , 
3 - शामनाथ मार्ग, दिल्ली -110054 


PART - 1] 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 8 , 2001 (VYSK . 18, 1923 SAKA ) 


259 


IRRIGATION DEPARTMENT HARYANA 


The 27th April, 2001 
No. 1217 / 1L /HC . Whereas the Governor ofHaryana is satisfied that the land specified below is needed by the 
Government at public expenses for the purpose namely for the land to be acquired for Extension of Mandauhri Minor 
from R.D. 9000 to R.D. 11560 in Village Mandauhri , Tehsil Kharkhoda , District Sonepat for which a Notification 
has been published Under Section -4 vide Haryana Government, Irrigation Department Notification No. 1201/1L /H.C . 
dated 1-5-2000 at page No. 76-78 in Haryana Government Gazette dated 16th May, 2000 . 

It is hereby declared that the land described in the specifications below is needed urgently for the above purpose . 

This declaration ismade under the provision of Section -6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it may concern . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acuisition Officer, 
Sonepat and the Executive Engineer, Delhi Water Services Division , 3- Sham Nath Marg , Delhi- 110054 . 

Specifications 
Sr Distt . Tehsil Village Hadbast Area in Direction 

Rectange No./Kila No. 
No. 

No. Acres 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1. Sonepat Kharkhoda Mandaubri 226 


2.59 


A strip of land 2560 feet in 19 18 , 23 
length & 44 feet in width 208, 13 , 14 , 17 , 18 , 23 
generally lying in the 34 2,3,9,10 , 11,20, 21 
direction from North East- 35 1, 
South West as demarcated 365 
at site and as shown on the Gair Mumkin No. 60 , 67 , 72 
Index Plan 


By Order 
For & On behalf ofGovernor of Haryana . 


R.K.GARG,. 


Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle. 
3-Sham Nath Marg Delhi- 110054 . 


आवास बोर्ड हरियाणा 


दिनांक 24 अप्रैल, 2001 
संख्या : 1 / 2/ 2000-4 आवास . - हरियाणा आदासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम 20 ), की धारा 74 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा हरियाणा सरकार, के यादी क्रमांक 1/ 2/ 2000-4 आवास दिनांक 17 अप्रैल, 2001 द्वारा दी गई.पूर्व स्वीकृति से 
आवास बोर्ड हरियाणा, इस के द्वारा, आवासन बोर्ड हरियाणा ( आबंटन , प्रबन्धन तथा वासगृह का विक्रय) विनियम, 1972 को आगे संशोधित करने 
के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् :-- 

1. (१) ये विनियम आवासन बोर्ड, हरियाणा ( आबंटन, प्रबन्धन तथा वासगृह का विक्रय) संशोधन, विनियम, 2001, कहे जा सकते हैं । 
( 2) ये राजपत्र में , इन के प्रकाशन की तिथि से लागू 

होंगे । 
2. आवासन बोर्ड, हरियाणा ( आबंटन, प्रबन्धन तथा वासगृह का विक्रय) विनियम 1972 में , विनियम 4 में , उप विनियम (7) के स्थान पर 
निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात 


260 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 8 , 2001 ( VYSK. 18 , 1923 SAKA) 


[ PART -I 


"(7) किसी वासगृह को विहित प्रवर्ग के व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आबंटित किया जाएगा : -- 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के प्रवर्ग : 

वह हरियाणा का निवासी हो या आवेदन देने की तिथि को कम से कम छ: महीनों के लिये हरियाणा में कार्यरत हो या हरियाणा 
सरकार या केन्द्रीय सरकार, फरीदाबाद नगर निगम, किसी बोर्ड, निगमित निकाय जो कि हरियाणा सरकार या भारत सरकार के 

नियंत्रणाधीन कार्यरत कोई कर्मचारी हो या भूतपूर्व सैनिक या हरियाणा सरकार का सेवा निवृत्त कर्मचारी हो । 
( II ). आवेदक के अपने नाम से या उस के पति / उस की पत्नी या उस के अविवाहित अव्यस्क बच्चों सहित उस के आश्रित रिश्तेदारों 

के नाम हरियाणा, दिल्ली या चण्डीगढ़ में अपना कोई मकान न हो । यद्यपि आवेदक के पास गांव में पैतृक मकान है या शहरी या 
ग्रामीण सम्पत्ति में केवल हिस्सा है तो वह आवेदन पत्र देने के लिये पात्र है । 


मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के प्रवर्ग : 


(1) आरक्षित प्रवर्गों के आवेदक जैसा कि अनुसूचित जातियां , विकलांग, नेत्रहीन व्यक्तियों ,पिछड़े वर्गों, स्वतन्त्रता सैनानी, अपंग 

सैनिक, युद्ध विधवायें तथा विधवायें हरियाणा के अधिवासी हों । 
उक्त विनियम के विनियम (7) के अधीन आवेदक जिन के लिये आरक्षण का प्रावधान है, का अपने नाम या अपने पति/ पत्नी तथा 
किसी आश्रित परिवार के सदस्य के नाम से हरियाणा में कोई मकान नहीं होना चाहिये । 


सभी प्रवर्गों के लिये : 


(1) आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिये । 
( I ) . पंजीकरण के समय आवेदक व्यस्क होना चाहिये। 
(II ) कोई पात्र व्यक्ति उस का पति / पत्नी या उस का / उस की कोई आश्रित सदस्य सकीम के अधीन एक से अधिक आवेदन नहीं दे 

सकता है । 


परन्तु यदि विज्ञापन बार - बार देने के फलस्वरूप उपलब्ध वासगृहों के लिये आवेदन कम प्राप्त होते हैं तब वासगृह ऐसे व्यक्तियों को 
आबंटित किये जा सकते हैं जो पात्र नहीं हैं । " 


बीरबल प्रसाद, 

सचिव , 


4 


आवास बोर्ड , हरियाणा । 


HOUSING BOARD HARYANA 


The 24th April , 2001 
No. 1/ 2/ 2000-4Hg.--Inexercise of the powers conferred by section 74of the Haryana Housing Board Act, 1971 
(Act 20 of 1971) and all other powers enabling it in this behalf ,the Housing Board , Haryana, with the previous sanction 
of the State Government - vide their Memo No. 1/2/ 2000-4Awas dated 17th April, 2001 hereby makes the following 
regulation further to amend, Housing Board Haryana ( Allotment, Management and Sale of Tenements ) Regulations, 
1972 , namely : 
1. (1) These regulations may be called the Housing Board Haryana (Allotment, Management and Sale of 

Tenements) Amendment Regulations, 2001 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 

2. In the Housing Board , Haryana (Allotment, Management and Sale of Tenements ) Regulations, 1972 , in 
Regulation 4 , for Clause (7 ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (7) A tenementmay be allotted to the person of the prescribed category subject to the condition . 
E.W.S. and L.I.G. Categories : 

( i) That he is a resident of Haryana or is a person who is working in Haryana for at least six months on the date 

of application or is an employee of Haryana Governmentor CentralGovernment,Municipal Corporation 


